निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 14 


13 चैत्र 1941 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

3 अप्रील 2019 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-29 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट । और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


- 


- 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

11 जनवरी 2019 
सं 0 548 नि 0: -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश , 
कनीय कोटि) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती है । 
पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
संख्या 


क्रम 


01 . 


02. 


03. 


1 . 


श्री जिगर शाह, 


शेखपुरा 


मुंसिफ, शेखपुरा 
( शेखपुरा ) 


| 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 11 January 2019 
No. 548 A :---In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of 
Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are 
pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge , Junior Division ) named in column no . 2 
of the table given below , the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the 
district noted against his name in column no. 3 of the table . 
SI. Name of Officer with designation and 

Name of the District 
No. present place of posting with judgeship 


01 


02 


03 


1 . 


Sheikhpura 


Sri Jigar Shah, 
Munsif , Sheikhpura (Sheikhpura ) 


By order of the High Court, 
B. B. Pathak, Registrar General. 


17 जनवरी 2019 
सं 0 561 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश ( वरीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे पर अवर 
न्यायाधीश / अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानांतरित एवं नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च 
न्यायालय, क्रमांक संख्या 2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी जिनको अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 
के रूप में स्थानान्तरण किया गया है को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक 
दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के 


अनुपात में हो । 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


3 


क्रम 
संख्या 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का 

स्थान (जजी सहित ) 


1 . 


1 . 


2 . 
श्री कमला प्रसाद , 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
बेतिया ( पश्चिमी चम्पारण) 


2 . 


3. 


श्री प्रशांत कुमार झा , 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
पूर्णियाँ (पूर्णियाँ ) 
श्री अनिल कुमार ठाकुर , 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
पूर्णिया (पूर्णियाँ) 
श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
आरा (भोजपुर ) 
श्रीमति संगीता रानी 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
बेगूसराय ( बेगूसराय ) 


4 . 


अ ) नये स्थान का पदनाम 
ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का 
स्थान 
स ) जजी / स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं । 

3 . 
अ ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
दण्डाधिकारी, 
ब ) बगहा 
स ) पश्चिमी चम्पारण 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) धमदाहा 
स ) पूर्णियाँ 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) वैयसी 
स ) पूर्णियाँ 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) पीरो 
स ) भोजपुर 
अ ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
दण्डाधिकारी, 
ब ) मंझौल 
स ) बेगूसराय 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) नरकटियागंज 
स ) पश्चिमी चम्पारण 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) सोनपुर 
स ) सारण 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) बेलसण्ड 
स ) सीतामढी 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) पालीगंज 
स ) पटना 


5 . 


6 . 


7 . 


श्री शक्तिधर भारती, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
बेतिया (पश्चिमी चम्पारण ) 
श्री छेदी राम, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
छपरा ( सारण ) 
श्री कुमार धीरेन्द्र राजाजी, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
सीतामढ़ी (सीतामढ़ी ) 
श्री राजेश प्रसाद गुप्ता, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
पटना ( पटना) 


8 . 


9 . 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

ए 0 के 0 पाण्डेय, महानिबंधक प्र० । 
The 17th January 2019 
No. 561 A :-- The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge ( Senior Division ), 
named in column no . 2 of the table given below are transferred and posted as Sub 
Judge / Sub Judge -cum - A.C.J.M . in the Judgeship to be stationed ordinarily at the 


station mentioned in column no . 3 of the table . 


Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3 ) of Section 
(11) of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are 
pleased to confer upon the Officer named below who have been transferred as Sub 
Judge -cum - A.C.J.M ., the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the 


, 


4 


PER 150, 3 378 2019 


concerned Districts , provided that they shall work in such a way that their disposal of 


Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70 . 


SI. 


No. 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


Name of the officer , designation ( a ) Designation at the new station 
and present place of posting (b ) Place where the officer is to 
(with Judgeship ) 

be stationed at ordinarily 
(c ) Name of the Judgeship /place 

in which transferred 
Sri Kamla Prasad 

( a ) Sub Judge - cum - A.C.J.M . 
Sub Judge - Cum -A.C.J.M ., 

(b ) Bagaha 
Bettiah (West Champaran ) 

( c ) 

West Champaran 
Sri Prashant Kumar Jha 

(a ) 

Sub Judge 
Sub Judge - Cum - A.C.J.M ., 

(b ) Dhamdaha 
Purnea (Purnea ) 

(c ) Purnea 
Sri Anil Kumar Thakur 

( a ) Sub Judge 
Sub Judge - Cum - A.C.J.M ., 

(b ) 

Vaisi 
Purnea ( Purnea ) 

( C ) Purnea 
Sri Dharmendra Kumar Tiwari 

(a ) 

Sub Judge 
Sub Judge-Cum - A.C.J.M ., 

(b ) Piro 
Ara (Bhojpur) 

(c ) Bhojpur 
Smt. Sangeeta Rani 

( a ) Sub Judge - cum -A.C.J.M . 
Sub Judge -Cum - A.C.J.M ., 

(b ) Manjhaul 
Begusarai (Begusarai) 

(c ) Begusarai 
Sri Shaktidhar Bharti 

(a ) Sub Judge 
Sub Judge - Cum - A.C.J.M ., 

(b ) Narkatiaganj 
Bettiah (West Champaran ) 

( C ) West Champaran 
Sri Chhedi Ram 

( a ) 

Sub Judge 
Sub Judge -Cum -A.C.J.M ., 

(b ) Sonepur 
Chapra (Saran ) 

( c ) Saran 
Sri Kumar Dhirendra Rajaji 

( a ) 

Sub Judge 
Sub Judge - Cum - A.C.J.M ., 

(b ) Belsand 
Sitamarhi ( Sitamarhi) 

( c ) 

Sitamarhi 
Sri Rajesh Prasad Gupta 

( a ) 

Sub Judge 
Sub Judge -Cum - A.C.J.M ., 

(b ) Paliganj 
Patna (Patna ) 

( c ) Patna 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


By Order of the High Court, 
A.K. Pandey , Registrar General l/c . 


24 GCN 2019 
PO 565 70 :-- GUE yfsel vite at 1973 (31ff4H 2, 1974) ETT 11 ETT UGH sufruf T Taord 
हुए उच्च न्यायालय श्री सूर्यकान्त तिवारी, अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / विशेष न्यायाधीश , 
सी 0 बी 0 आई0, मुजफ्फरपुर को छपरा, सीवान , गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चम्पारण , प0 चम्पारण, 
दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला क्षेत्रों के लिए जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना 
PET 2218 / TO, fatich 1.7.2005 द्वारा स्थापित न्यायिक दंडाधिकारी (मुंसिफ ) के मुजफ्फरपुर में स्थित एक अतिरिक्त 
विशेष न्यायालय का दण्डाधिकारी - सह -पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करता है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेवलिसमेन्ट 
ऐक्ट 1946 की धारा -3 के अन्तर्गत डी0 एस 0 पी 0 ई0 मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या 
निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है । 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


5 


इन्हें उक्त संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन डी 0 एस0 पी 0 ई0 मुजफ्फरपुर शाखा के 
द्वारा उपरोक्त जिला क्षेत्रों में जाँच किए गए वैसे वादों को जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे सक्षम है, 
संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

श्री सूर्यकान्त तिवारी अनन्य रूप से सप्ताह में सिर्फ दो दिन विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी, सी 0 बी 0 आई0, कोर्ट 
मुजफ्फरपुर का कार्य करेंगे तथा सप्ताह के बाकी दिनों में वे अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर के रूप में कार्य करेंगे और दीवानी तथा अपराधिक मुकदमों का निष्पादन करेंगे । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 24th January 2019 
No. 565 A : --- In exercise of powers conferred under section 11 of the code of 
Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the Court have been pleased to appoint Sri 
Surya Kant Tiwari , Sub Judge -cum -A.C.J.M ., Muzaffarpur as the Special Magistrate 
cum -P.O . of the Additional Special Court of Judicial Magistrate (Munsif ) at Muzaffarpur 
established vide Law Department s Notification No. 2218 / J, dated 01.07.2005 for the 
entire State of Bihar with headquarters at Muzaffarpur to try and if necessary to commit 
for trial the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of other 
Branches also besides the Muzaffarpur Branch , with respect to the offences covered 
under Section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 for the area of 
Jurisdiction of the Districts of Chapra , Siwan , Gopalganj, Muzaffarpur, Sitamarhi, 
Vaishali, Sheohar, East Champaran , West Champaran , Darbhanga , Madhubani and 
Samastipur as mentioned in law ( J) Deptt. Notification No. 1534 /J dated 13.05.2006 . 

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the 
powers to take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police 
Establishment of the Muzaffarpur Branch under Sub - Section ( 1) (b ) of Section 190 of 
the Criminal Procedure Code, 1973 and to try or commit for trial of the cases 
investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Muzaffarpur Branch . 

Sri Surya Kant Tiwari would be designated as C.B.I. Judicial Magistrate- cum 
Special Judge, C.B.I. Court, Muzaffarpur, fortwo days exclusively in the week and the 
rest of the days he would function as Sub Judge -cum - A.C.J.M .,Muzaffarpur and shall 
take up other Criminal and Civil cases within her Jurisdiction . 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


30 जनवरी 2019 
सं 0 582 नि 0 --निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को तालिका स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में न्यायिक दण्डाधिकारी 
नियुक्त किया जाता है । 


6 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


पुनः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा -11 की उप - धारा (3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारियों को निम्न तालिका के स्तंभ -5 में उनके नाम के 
सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और 

उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा 12 की उपधारा (3) ( अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन 
पदाधिकारियों को इसी तालिका के स्तंभ -6 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक 
दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , अ) नए स्थान का पदनाम स्थानांतरण की 

जिला का 

अनुमंडल 
पदनाम एवं वर्तमान ब ) साधारणतः अधिष्ठित 

श्रृंखला 
पदस्थापन का स्थान रहने का स्थान 
( जजी सहित ) स ) जजी जहाँ नियुक्त 

किए जाते हैं 


नाम 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


गया 


गया 


श्री सौरभ कुमार 
वर्मा के स्थान पर 


2 . 


गया 


शेरघाटी 


सुश्री खुशबु श्रीवास्तव, 
मुंसिफ, गया 
( गया ) 
श्री सौरभ कुमार वर्मा, 
अनुमंडल नयायिक 
दण्डाधिकारी, गया ( गया ) 
श्री मो ० फिरोज अकरम , 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, बगहा 
( पश्चिमी चम्पारण ) 


अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब ) गया 
स ) गया 
अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब ) शेरघाटी 
स ) गया 
अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब ) बेनीपुर 
स ) दरभंगा 


श्री पी ० सी ० अनल 

के स्थान पर 


3 . 


दरभंगा 


श्री एस 0 कुमार के 

स्थान पर 


बेनीपुर 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 30th January 2019 
No. 582 A : --- The Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Junior Division) 
named in column no. 2 of the table given below are hereby appointed as Judicial 
Magistrates in the Judgeships and stations mentioned in column no . 3 and in chain of 
transfer noted in column no . 4 of the said table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3 ) of Section 11 
of the code of Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the officers named below , the powers of a Judicial Magistrate of the 1st 
Class for the District noted against their names in column no . 5 of the table , and 

In exercise of the powers conferred under Sub Section (3 ) (a ) of Section 12 of 
the said Criminal Procedure Code , these Officers are designated as Sub - Divisional 
JudicialMagistrate for the Sub -Division noted against their names in column no . 6 of the 


said table . 


FER TOC, 3 37415 2019 


7 


SI. 


Name of the 


( a ) 


Designation 


Chain of 


Name 


Name of 


No. 


Officers with 


at the new station . 


Transfer 


of the 


the Sub 


District 


Division 


designation (b ) Place where 
and place of the Officer is to be 
posting (With stationed . 
Judgeship ) (c ) Name of the 

Judgeship in which 
appointed on 


transfer . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


1 . 


Vice Sri Saurav 


Gaya 


Gaya 


Kumar Verma 


2 . 


Vice Sri P.C. 


Gaya 


Sherghati 


Anal 


Ms. Khushboo (a ) Judicial 
Srivastava Magistrate 
Munsif, Gaya (b ) Gaya 
(Gaya ) 

( c ) Gaya 
Sri Saurav (a ) Judicial 
Kumar Verma Magistrate 
S.D.J.M., Gaya (b ) Sherghati 
(Gaya ) 

(c ) Gaya 
Sri Md. Firoz ( a ) Judicial 
Akram 

Magistrate 
Judicial 

(b ) Benipur 
Magistrate , ( c ) Darbhanga 
Bagaha (West 
Champaran ) 


3 . 


Vice Sri S. 


Darbha 


Benipur 


Kumar 


nga 


By order of the High Court , 
B.B. Pathak , Registrar General. 


. 


30 og 2019 
HO 581 gão :-fh arfetchto P777—2 À Breaga rich YG CIRIT (3 ) PARTENET, ata sifa) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे तथा 
स्तंभ 4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 

ACTURIT , que ushel viiaal, 1973 (39f4H 2, 1974 ) ETRT 11 BUETT (3) o 3iaia ugra 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों को स्तम्भ -5 में 


8 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की 
जाती है । 

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ -5 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी 
नियुक्त किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके 
नाम के सामने स्तम्भ -5 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की 

जिला एवं सत्र 
संख्या | वर्तमान पदस्थापन का स्थान ( जजी | ब ) पदाधिकारी का साधारणतः श्रृंखला 

प्रमण्डल का नाम 
सहित ) 

अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) जजी / स्थान जहाँ नियुक्त 
किये जाते है । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


1 . 


लखीसराय 


श्री अशोक कुमार शुक्ला 
अवर न्यायाधीश - सह - मु 0 न्या 
दण्डा0, अररिया ( अररिया ) 


अ) अवर न्यायाधीश 
ब ) लखीसराय 
स ) लखीसराय 


श्री पी ० डी ० मिश्रा के 

स्थान पर 


2 . 


अरवल 


श्री डी 0 के 0 सिंह के 

स्थान पर 


3 . 


बक्सर 


श्री एस 0 के 0 चौधरी के 

स्थान पर 


4 . 


श्री एस चंद के 

स्थान पर 


मधेपुरा 


5 . 


वैशाली 


श्री शुभ नंदन झा 
अवर न्यायाधीश, 
बनमंखी ( पूर्णियाँ) 
श्री राकेश कुमार || 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 
मु 0 न्या ० दण्डा0, छपरा ( सारण ) 
श्री विदया प्रसाद 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 
मु 0 न्या 0 दण्डा0, मधेपुरा (मधेपुरा) 
श्री प्रेम चन्द्र वर्मा 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 
मुन्या० दण्डा0, हाजीपुर ( वैशाली ) 
श्री राज कुमार चौधरी 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 
मुन्या० दण्डा0, दरभंगा ( दरभंगा) 
श्री सकल देव राय 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 
मु ० न्या 0दण्डा0, आरा (भोजपुर ) 
श्री नंद किशोर राम 
अवर न्यायाधीश, बेनीपुर ( दरभंगा) 


श्री वी 0 के 0 सिंह के 

स्थान पर 


6 . 


दरभंगा 


श्री एस 0 कुमार के 

स्थान पर 


अ) अवर न्यायाधीश 
ब ) अरवल 
स ) जहानाबाद 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) बक्सर 
स ) बक्सर 
अ) अवर न्यायाधीश 
ब ) मधेपुरा 
स ) मधेपुरा 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) हाजीपुर 
स ) वैशाली 
अ) अवर न्यायाधीश 
ब ) दरभंगा 
स ) दरभंगा 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) मोतिहारी 
स ) पूर्वी चम्पारण 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) मुंगेर 
स ) मुंगेर 
अ) अवर न्यायाधीश 
ब ) गोपालगंज 
स ) गोपालगंज 
अ) अवर न्यायाधीश 
ब ) पटना 
स ) पटना 
अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) सिवान 
स ) सिवान 


7 . 


श्री एस० एन ० राम के 

स्थान पर 


पूर्वी चम्पारण 


8 . 


श्री ए0 के 0 मिश्रा के 

स्थान पर 


मुंगेर 


9 . 


गोपालगंज 


श्री चन्द्र मणि कुमार 
अवर न्यायाधीश, बखरी (बेगूसराय) 


श्री वी 0 वी 0 गुप्ता के 

स्थान पर 


10 . 


पटना 


श्री ए0 के 0 श्रीवास्तवा 

के स्थान पर 


11 . 


श्री शशिकांत राय 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 
मु 0 न्या ० दण्डा0, पटना ( पटना ) 
श्री सुधीर सिन्हा 
अवर न्यायाधीश | -सह - अपर 
मु ० न्या ० दण्डा0 , जहानाबाद 
( जहानाबाद ) 


सिवान 


श्री आर0 राम के 

स्थान पर 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


9 


12. 


श्री हबीबुल्लाह के 


नवादा 


स्थान पर 


13. 


श्री ए0 के 0 पाण्डेय के 

स्थान पर 


कैमूर 


14. 


श्री आर 0 के 0 श्रीपाठी 

के स्थान पर 


समस्तीपुर 


15. 


रोहतास 


श्री एन 0 बी 0 लाल के 

स्थान पर 


16. 


श्री ए 0 के 0 सिंह के 

स्थान पर 


भोजपुर 


17. 


श्री ए0 कुमार के 

स्थान पर 


पूर्णियाँ 


18. 


खगड़िया 


श्री सर्वजीत के स्थान 

पर 


19. 


श्री एम 0 पी 0 सिंह के 

स्थान पर 


भागलपुर 


ब ) भागलपुर 


श्री अशोक कुमार गुप्ता ||| 

अ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश |-सह - अपर 

ब ) नवादा 
मु 0 न्या 0 दण्डा0, नवादा ( नवादा ) 

स ) नवादा 
श्री सुमित रंजन 

अ ) अवर न्यायाधीश 
सहायक निबंधक, 

ब ) भभुआ 
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, स ) कैमूर 
पटना 
श्री देशमुख 

अ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश | -सह - अपर ब ) समस्तीपुर 
मुन्या0 दण्डा0, शेखपुरा (शेखपुरा) स ) समस्तीपुर 
श्री अभिषेक कुमार भान 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 

ब ) सासाराम 
मु 0 न्या ० दण्डा 0, सासाराम ( रोहतास ) स ) रोहतास 
श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 

ब ) आरा 
मुन्या0 दण्डा0, सासाराम ( रोहतास ) स ) भोजपुर 
श्री गौरव कमल 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर ब ) पूर्णियाँ 
मुन्या0 दण्डा0 , मुजफ्फरपुर स ) पूर्णियाँ 
( पश्चिमी) (मुजफ्फरपुर ) 
श्री अमित रंजन उपाध्याय 

अ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 

ब ) खगडिया 
मु 0 न्या 0 दण्डा0, गया ( गया ) 

स ) खगड़िया 
श्री आनंद कुमार सिंह | 

अ ) अवर न्यायाधीश 
पीठासीन पदाधिकारी, 
श्रम न्यायालय , पटना 

स ) भागलपुर 
श्री जावेद अहमद खान 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 

ब ) बांका 
मु 0 न्या 0 दण्डा०, नवादा ( नवादा ) स ) बांका 
श्री दिनेश कुमार प्रधान 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 

ब ) औरंगाबाद 
मु 0 न्या 0 दण्डा 0 , औरंगाबाद 

स ) औरंगाबाद 
( औरंगाबाद ) 
श्री विकास सिंह 

अ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 

ब ) सहरसा 
मु ० न्या ० दण्डा0 , मोतिहारी (पूर्वी स ) सहरसा 
चम्पारण) 
श्री सूर्यकान्त तिवारी 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 

ब ) मुजफ्फरपुर 
मुन्या0 दण्डा0, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) स ) मुजफ्फरपुर 
( मुजफ्फरपुर) 
श्री राजीव कुमार ||| 

अ) अवर न्यायाधीश 
अवर सचिव - सह - उप विधि 

ब ) बिहारशरीफ 
परामर्शी, विधि ( न्या ०) विभाग , बिहार | स) नालन्दा 
सरकार , पटना 
श्री राकेश 

कुमार III 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर 

ब ) जहानाबाद 
मु 0 न्या ० दण्डा0, आरा ( भोजपुर) स ) जहानाबाद 
श्री सत्य प्रकाश 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर ब ) मधुबनी 
मुन्या० दण्डा0, जगदीशपुर (भोजपुर) | स) मधुबनी 


20. 


बांका 


श्री एस० सिंह के 

स्थान पर 


21 . 


श्री एस 0 के 0 पाण्डेय 


औरंगाबाद 


के स्थान पर 


22. 


सहरसा 


दिनांक 31.01.2019 
को सेवानिवृत्त हो रहे 
श्री बैजनाथ राम के 

स्थान पर 
श्रीमति ए0 के 0 सिंह के 

स्थान पर 


23. 


मुजफ्फरपुर 


24. 


श्री यू 0 कुमार के 

स्थान पर 


नालन्दा 


25. 


जहानाबाद 


श्री डी ० मिश्रा के 

स्थान पर 


26 . 


श्री एन 0 प्रसाद के 

स्थान पर 


मधुबनी 


10 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


27. 


28. 


श्री ए0 के 0 शुक्ला 


29. 


31. 


32. 


श्री नवीन कुमार ठाकुर अ ) अवर न्यायाधीश 

श्री आर0 आर0 मिश्रा सुपौल 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर ब ) सुपौल 

के स्थान पर 
मु 0 न्या 0 दण्डा0, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) स ) सुपौल 
(मुजफ्फरपुर ) 
श्री मनीष द्विवेदी अ ) अवर न्यायाधीश 

के अररिया 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर ब ) अररिया 

स्थान पर 
मु 0 न्या 0 दण्डा0 , गोपालगंज 

स ) अररिया 
( गोपालगंज ) 
श्री रवीन्द्र कुमार 

अ ) अवर न्यायाधीश 

श्री एस 0 बी 0 नीरज के 

शिवहर 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर ब ) शिवहर 

स्थान पर 
मु ० न्या ० दण्डा0 , बेगूसराय (बेगूसराय ) | स ) शिवहर 
30 . श्री उमेश कुमार शर्मा 

अ) अवर न्यायाधीश 

श्री एस0 बी 0 एम 0 जमुई 
अवर न्यायाधीश | -सह - अपर ब ) जमुई 

त्रिपाठी के स्थान पर 
मुन्या0 दण्डा0 , कटिहार ( कटिहार) स ) जमुई 
श्री ठाकुर अमन कुमार अ ) अवर न्यायाधीश 

श्री पी 0 मिश्रा के बेगूसराय 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर ब ) बेगूसराय 

स्थान पर 
मु ० न्या ० दण्डा0 , बेगूसराय (बेगूसराय ) | स ) बेगूसराय 
श्री अजीत कुमार सिंह अ ) अवर न्यायाधीश 

श्री पी ० लाल के किशनगंज 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर ब ) किशनगंज 

स्थान पर 
मु 0 न्या ० दण्डा0, पटना ( पटना ) स ) किशनगंज 
33. सुश्री प्रतिभा 

अ ) अवर न्यायाधीश 

श्री आर 0 के 0 शुक्ला 

शेखपुरा 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर ब ) शेखपुरा 

के स्थान पर 
मुन्या० दण्डा0 , हाजीपुर ( वैशाली) स ) शेखपुरा 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 30th January 2019 
No. 581 A : -- The Judicial officers of the rank of Sub Judge (Civil Judge , Senior 
Division), named in column no . 2 of the table given below are transferred as 
Subordinate Judge in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places mentioned 
in Column No. 3 and in the chain specified in Column No. 4 of the table . 

Further, in exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act-2 of 1974 ), the High Court are pleased to 
confer upon the Civil Judges (Senior Division ) named in column no . 2 of the table, the 
powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the District noted against their 
respective names in column no . 5 of the table . 

Furthermore , in exercise of the powers conferred under Sub Section (1 ) of 
Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief 
Judicial Magistrate for the District noted against their respective names in column no . 5 
of the table and in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3 ) of Section 9 
of the code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are also pleased 
to appoint the Judicial Officers named in column-2 of the table as Assistant Sessions 
Judge for the Session Division noted against their respective names in column-5 of the 
table. 

SI. Name of the officer with ( a ) Designation Chain of Name of 
No. designation and present at the new station / transfer the District 
place of posting place 

and 
(with Judgeship ) ( b ) Place where 

Sessions 
the Officer is to be 

Division. 
ordinarily stationed 
at 
( c ) Name of the 


FER THE, 3 BYT 2019 


11 


2 . 


4 . 
Vice Sri P.D. 

Mishra 


5 . 
Lakhisarai 


Arwal 


Vice Sri D.K. 

Singh 


3 . 


Buxar 


Vice Sri S.K. 
Choudhary 


Madhepura 


Vice Sri S. 

Chand 


Vaishali 


Vice Sri V.K. 

Singh 


Vice Sri S. 

Kumar 


Darbhanga 


Judgeship in which 
appointed 

on 

transfer 
1 . 

3 . 
1 . Sri Ashok Kumar Shukla a ) Sub Judge 

Sub Judge -cum - C.J.M ., b ) Lakhisarai 
Araria (Araria ) 

c ) Lakhisarai 
2 . Sri Shubh Nandan Jha a ) Sub Judge 

Sub Judge, Banmankhi b ) Arwal 
(Purnea ) 

c ) Jehanabad 
Sri Rakesh Kumar || 

a ) Sub Judge 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., b ) Buxar 
Chapra (Saran ) 

c ) Buxar 
4 . Sri Vidya Prasad 

a ) Sub Judge 
Sub Judge - cum -A.C.J.M ., b ) Madhepura 

Madhepura (Madhepura ) c ) Madhepura 
5 . Sri Prem Chandra Verma a ) Sub Judge 

Sub Judge - cum -A.C.J.M ., b ) Hajipur 
Hajipur ( Vaishali) 

c ) Vaishali 
6 . Sri Raj Kumar Choudhary a ) Sub Judge 

Sub Judge - cum -A.C.J.M ., b ) Darbhanga 

Darbhanga (Darbhanga ) c ) Darbhanga 
7 . Sri Sakal Deo Ray 

a ) Sub Judge 
Sub Judge -cum - A.C.J.M ., b ) Motihari 
Ara (Bhojpur) 

c ) East Champaran 
8 . Sri Nand Kishor Ram 

a ) Sub Judge 
Sub Judge , Benipur b ) Munger 
(Darbhanga ) 

c ) Munger 
9 . Sri Chandra Mani Kumar a ) Sub Judge 

Sub Judge , Bakhari b ) Gopalganj 
(Begusarai) 

c ) Gopalganj 
10. Sri Shashikant Roy 

a ) Sub Judge 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., b ) Patna 
Patna (Patna) 

c ) Patna 
11. Sri Sudhir Sinha 

a ) Sub Judge 
Sub Judge l-cum - A.C.J.M ., b ) Siwan 

Jehanabad ( Jehanabad ) c ) Siwan 
12. Sri Ashok Kumar Gupta III a ) Sub Judge 

Sub Judge l -cum - A.C.J.M ., b ) Nawadah 

Nawadah (Nawadah ) c ) Nawadah 
13. Sri Sumit Ranjan 

a ) Sub Judge 
Assistant Registrar , 

b ) Bhabhua 
Bihar State Legal Services c ) Kaimur 

Authority , Patna 
14. Sri Deshmukh 

a ) Sub Judge 
Sub Judge l-cum - A.C.J.M ., b ) Samastipur 
Sheikhpura (Sheikhpura ) c ) Samastipur 


Vice Sri S.N. 

Ram 


East 
Champaran 


Vice Sri A.K. 

Mishra 


Munger 


Vice Sri V.V. 

Gupta 


Gopalganj 


Patna 


Vice Sri A.K. 
Srivastava 


Siwan 


Vice Sri R. 

Ram 


Nawadah 


Vice Sri 
Habibullah 


Kaimur 


Vice Sri A.K. 

Pandey 


Samastipur 


Vice Sri R.K. 

Tripathi 


12 


PER 1670, 3 37Y1 2019 


Rohtas 


Vice Sri N.B. 

Lal 


Vice Sri A.K. 

Singh 


Bhojpur 


b ) Ara 


Purnea 


Vice Sri A. 

Kumar 


Khagaria 


Vice Sri 
Sarabjeet 


15. Sri Abhishek Kumar Bhan a ) Sub Judge 

Sub Judge - cum -A.C.J.M ., b ) Sasaram 
Sasaram (Rohtas) 

c ) Rohtas 
16. Sri Shailendra Kumar a ) Sub Judge 

Sharma 
Sub Judge -cum -A.C.J.M ., c ) Bhojpur 

Sasaram (Rohtas ) 
17. Sri Gaurav Kamal 

a ) Sub Judge 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., b ) Purnea 
Muzaffarpur (W ) 

c ) Purnea 
(Muzaffarpur) 
18. Sri Amit Ranjan a ) Sub Judge 
Upadhyaya 

b ) Khagaria 
Sub Judge -cum -A.C.J.M ., c ) Khagaria 

Gaya (Gaya ) 
19. Sri Anand Kumar Singh | a ) Sub Judge 
Presiding Officer, 

b ) Bhagalpur 
Labour Court , Patna 

c ) Bhagalpur 
20. Sri Javed Ahmad Khan a ) Sub Judge 

Sub Judge -cum - A.C.J.M ., b ) Banka 
Nawadah (Nawadah ) 

c ) Banka 
21. Sri Dinesh Kumar Pradhan a ) Sub Judge 

Sub Judge - cum - A.C.J.M ., b ) Aurangabad 

Aurangabad (Aurangabad ) c) Aurangabad 
22. Sri Vikash Singh 

a ) Sub Judge 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., b ) Saharsa 
Motihari (East Champaran ) c ) Saharsa 


Bhagalpur 


Vice Sri M.P. 

Singh 


Banka 


Vice Sri S. 

Singh 


Aurangabad 


Vice Sri S.K. 

Pandey 


Saharsa 


Vice Sri 
Baijnath Ram 
due to retire on 

31.01.2019 
Vice Smt. A.K. 

Singh 


Muzaffarpur 


a ) Sub Judge 
b ) Muzaffarpur 
c ) Muzaffarpur 


Nalanda 


a ) Sub Judge 
b ) Biharsharif 
c ) Nalanda 


Vice Sri U. 
Kumar 


23. Sri Suryakant Tiwary 

Sub Judge -cum -A.C.J.M ., 
Muzaffarpur (E ) 

(Muzaffarpur) 
24. Sri Rajeev Kumar III 

Under Secretary - cum 
Deputy Legal 
Remembrancer, Law 
( Judl.) Deptt., Govt. of 

Bihar, Patna 
25. Sri Rakesh Kumar III 

Sub Judge -cum - A.C.J.M ., 

Ara (Bhojpur) 
26. Sri Satya Prakash 

Sub Judge -cum - A.C.J.M ., 

Jagdishpur (Bhojpur) 
27. Sri Navin Kumar Thakur 

Sub Judge -cum - A.C.J.M ., 
Muzaffarpur (E ) 
(Muzffarpur) 


Jehanabad 


Vice Sri D. 
Mishra 


Madhubani 


a ) Sub Judge 
b ) Jehanabad 
c ) Jehanabad 
a ) Sub Judge 
b ) Madhubani 
c ) Madhubani 
a ) Sub Judge 
b ) Supaul 
c ) Supaul 


Vice Sri N. 

Prasad 


Vice Sri R.R. 

Mishra 


Supaul 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


13 


Araria 


Vice Sri A.K. 

Shukla 


Sheohar 


Vice Sri S.B. 

Niraj 


Jamui 


Vice Sri S.B.M. 

Tripathi 


28. | Sri Manish Dwivedi 

a) Sub Judge 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., b ) Araria 

Gopalganj ( Gopalganj ) c ) Araria 
29. | Sri Ravindra Kumar 

a ) Sub Judge 
Sub Judge -cum - A.C.J.M ., b ) Sheohar 

Begusarai ( Begusarai ) c ) Sheohar 
30. | Sri Umesh Kumar Sharma a ) Sub Judge 

Sub Judge l-cum - A.C.J.M ., b ) Jamui 
Katihar (Katihar) 

c ) Jamui 
31. | Sri Thakur Aman Kumar a ) Sub Judge 

Sub Judge- cum- A.C.J.M., b ) Begusarai 

Begusarai ( Begusarai) c ) Begusarai 
32. | Sri Ajit Kumar Singh a ) Sub Judge 

Sub Judge - cum - A.C.J.M ., b ) Kishanganj 
Patna (Patna ) 

c ) Kishanganj 
33. | Ms Pratibha 

a ) Sub Judge 
Sub Judge - cum -A.C.J.M ., b ) Sheikhpura 
Hajipur (Vaishali) 

c ) Sheikhpura 


Vice Sri P. 
Mishra 


Begusarai 


Vice Sri P. Lal 


Kishanganj 


Vice Sri R.K. 

Shukla 


Sheikhpura 


By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


31 जनवरी 2019 
सं 0 01 नि :-- अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री शिव गोपाल मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति 
अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण , बिहार, पटना को स्थानान्तरित श्री बलराम दुबे के स्थान पर औरंगाबाद के जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 31st January 2019 
No. 01 A :---On being relieved of his present assignment, Sri Shiv Gopal Mishra , District 
and Sessions Judge , presently posted as Chairman , Commercial Taxes Tribunal, Patna is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Aurangabad vice Sri Balram Dubey. 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


01 फरवरी 2019 
सं0 05 नि 0: --निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश ( वरीय कोटि ), 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेगें पर अवर 
न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च 
न्यायालय, क्रमांक संख्या 2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम 
श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की 
संख्या 30:70 के अनुपात में हो । 

क्रम पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का | अ ) नये स्थान का पदनाम 
संख्या स्थान ( जजी सहित ) 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का 
स्थान 
स ) जजी / स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं । 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


श्री आशुतोष पाण्डेय , 

( अ ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , | दण्डाधिकारी, 


14 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


2 . 


श्री ब्रजेश कुमार, 


भागलपुर (भागलपुर) 

( ब ) किशनगंज 
( स ) किशनगंज 

( अ ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दण्डाधिकारी , 
गोपालगंज (गोपालगंज ) 

( ब ) मधेपुरा 

( स ) मधेपुरा 
श्री दीपांशु श्रीवास्तव, 

( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दण्डाधिकारी, 
गया ( गया ) 

( ब) मधेपुरा 
( स) मधेपुरा 


3. 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 

एस0 के 0 पनवार, महानिबंधक प्र ० । 
The 1st February 2019 
No. 05 A : --- The Judicial officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division ) 
named in column no . 2 of the table given below are transferred and posted as Sub 
Judge -cum - A.C.J.M . in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned 
in column no . 3 of the table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the Officer named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class 
for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their 
disposal of Civil and Criminalmatters must be in the ratio of 30:70 . 
SI. No. Name of the officer , ( a) Designation at the new station 

designation and present place (b ) Place where the officer is to be 
of posting (with Judgeship ) stationed at ordinarily 

( c ) Name of the Judgeship /place in 

which transferred 
1 . Sri Ashutosh Pandey 

a ) Sub Judge -cum - A.C.J.M . 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., b ) Kishanganj 
Bhagalpur ( Bhagalpur) 

c ) Kishanganj 
2 . Sri Brajesh Kumar 

a ) Sub Judge -cum - A.C.J.M . 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., b ) Madhepura 
Gopalganj (Gopalganj) 

c )Madhepura 
3 . Sri Deepanshu Srivastava 

a ) Sub Judge -cum - A.C.J.M . 
Sub Judge -cum -A.C.J.M ., b ) Madhepura 
Gaya (Gaya ) 

c ) Madhepura 


By Order of the High Court, 
S.K. Panwar, Registrar General 1/ c . 


4 फरवरी 2019 
सं 0 08 नि 0: -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश , 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का 

जिला का नाम 
संख्या 

स्थान 


1 . 


2 . 


3. 


1 . 


श्री प्रशांत कुमार, 


नवादा 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


15 


2 . 


पटना 


न्यायिक पदाधिकारी द्वितीय श्रेणी, 
नवादा । 
ऋचा रंजन, 
न्यायिक पदाधिकारी द्वितीय श्रेणी, 
पटना । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 4th February 2019 
No.08 A :--- In exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3 ) of Section 
11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased 
to confer upon the Civil Judges ( Junior Division ) named in column no . 2 of the table 
given below , the powers of a Judicial Magistrate 1 ° Class for the district noted against 
their respective names in column no . 3 of the table . 
SI. Name of the Officers with designation 

Name of the District 
No. 

and present place of posting 


3 . 


1 . 
1 . 


Nawada 


2 . 
Sri PrashantKumar , 
J.M. 2nd Class , Nawada . 
Ms. Richa Ranjan , 
J.M. 2nd Class , Patna. 


2 . 


Patna 


By order of the High Court 
B.B. Pathak, Registrar General. 


16 फरवरी 2019 
सं 0 36 नि 0 : -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेगें तथा 
स्तंभ 4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 

तदोपरान्त , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों को स्तम्भ -5 में 
उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की 
जाती है । 

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ 5 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त 
किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके नाम के 
सामने स्तम्भ -5 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अ ) नये स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की जिला एवं सत्र 
संख्या वर्तमान पदस्थापन का स्थान ब ) पदाधिकारी का साधारणतः 

श्रृंखला 

प्रमंडल का नाम 
(जजी सहित ) 

अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) जजी / स्थान जहाँ नियुक्त 

किये जाते हैं । 
2 3 

5 
1 . श्री राजीव III 

श्री आर0 के 0 शुक्ला 
कुमार अ) अवर न्यायाधीश 

शेखपुरा 
अवर सचिव - सह - उप विधि ब ) शेखपुरा 

के स्थान पर 
परामर्शी, विधि ( न्या ०) विभाग , बिहार | स ) शेखपुरा 

सरकार, पटना ( पटना) 
2 . सुश्री प्रतिभा अ ) अवर न्यायाधीश 

श्री यू 0 कुमार के नालन्दा 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य ब ) बिहारशरीफ 

स्थान पर 
न्यायिक दण्डाधिकारी , हाजीपुर स ) नालन्दा 
( वैशाली) 


1 


4 


16 


PER 1670 , 3 378 2019 


BTT FYSY 3Rqh1 tel 581ffo facich 30.01.2019 VEŤ 54c51 da s pruita HR III 
अथवा सुश्री प्रतिभा के स्थानांतरण से है को , उपर्युक्त हद तक संशोधित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 16th February 2019 
No. 36 A :--- The Judicial officers of the rank of Sub Judge (Civil Judge , Senior 
Division ), named in column no . 2 of the table given below are transferred as 
Subordinate Judges in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places 
mentioned in Column No. 3 and in the chain specified in Column No. 4 of the table . 

Further, in exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act- 2 of 1974 ), the High Court are pleased to 
confer upon the Civil Judges (Senior Division ) named in column no . 2 of the table, the 
powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the District noted against their 
respective names in column no. 5 of the table . 

Furthermore , in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 1) of 
Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief 
Judicial Magistrate for the District noted against their respective names in column no . 5 
of the table and in exercise of the powers conferred under Sub Section (3 ) of Section 9 
of the code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are also pleased 
to appoint the Judicial Officers named in column-2 of the table as Assistant Sessions 
Judge for the Session Division noted against their respective names in column -5 of the 
table . 
Si. Name of the officer with ( a ) Designation at Chain of Name of the 
No. designation and present the new station 1 transfer District and 
place of posting place 

Sessions 
(with Judgeship ) (b ) Place where 

Division . 
the Officer is to be 
ordinarily stationed 
at 
(c ) Name of the 
Judgeship in which 
appointed 

on 

transfer 
1 . 2 . 3 . 

5 . 
1 . Sri Rajeev Kumar III a ) Sub Judge 

Vice Sri Sheikhpura 
Under Secretary -cum- b ) Sheikhpura 

R.K. Shukla 
Deputy 

Legal c ) Sheikhpura 
Remembrancer, Law 
( Judicial) Deptt., Govt. of 

Bihar, Patna 
2 . Ms Pratibha 

a ) Sub Judge 

Vice Sri U. Nalanda 
Sub Judge -Cum - A.C.J.M ., b ) Nalanda 

Kumar 
Hajipur (Vaishali) 

c ) Biharsharif 


A. 


* Court s notification no . 581A dated 30.01.2019 so far as it relates to 
transfer of Sri Rajeev Kumar III and Ms. Pratibha stands modified to the extent as 
above . 

By order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


17 


22 फरवरी 2019 
सं 0 49 नि 0: -- दिनांक 28.02.2019 को सेवानिवृत हो रहे श्री ललन लाल श्रीवास्तव के स्थान पर श्री चन्द्रशेखर झा , 
निबंधक आई.टी. - सह - सी.पी.सी., पटना उच्च न्यायालय, पटना को समस्तीपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 22nd February 2019 
No. 49 A : --- Sri Chandra Shekhar Jha , Registrar - I.T.- Cum - C.P.C ., Patna High 
Court, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Samastipur 
vice Sri Lallan Lal Srivastava , due to retire on 28.02.2019 . 

By order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


22 फरवरी 2019 
सं0 50 नि 0 : -- दिनांक 28.02.2019 को सेवानिवृत हो रहे श्री अमरेन्द्रपति त्रिपाठी के स्थान पर श्री अमृत लाल 
यादव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुपौल को भोजपुर स्थित आरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 22nd February 2019 
No. 50 A: --- Sri Amrit Lal Yadav , Principal Judge, Family Court, Supaul is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Bhojpur at Ara vice Sri 
Amarendra Pati Tripathi, due to retire on 28.02.2019 . 

By order of the High Court 
B.B. Pathak, Registrar General . 


26 फरवरी 2019 
सं 0 53 नि : -- अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री मनोज कुमार-II , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , 
मधेपुरा की सेवायें अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण, बिहार , पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य 
प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि , अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 26th February 2019 
No. 53 A :--- On being relieved of his present assignment, the services of Sri 
Manoj Kumar II , Principal Judge , Family Court, Madhepura are placed at the disposal of 
the State Government in the Department of General Administration , Patna for his 
appointment as Chairman , Commercial Taxes Tribunal, Patna , on deputation basis for a 
maximum period of three years . 

By order of the High Court 
B.B. Pathak, Registrar General. 


26 फरवरी 2019 
सं0 54 नि : -- अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री निशित दयाल, सिविल जज ( सीनियर डिवीजन ) 
सम्प्रति अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रेलवे, आरा की सेवायें, निबंधक , बिहार भूमि न्यायाधिकरण , पटना के पद पर 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतू राज्य सरकार के अधीन, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सौंपी जाती है, जिनकी 
प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होंगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 26th February 2019 
No. 54 A : --- On being relieved of his present assignment , the services of Sri 
Nishit Dayal, Civil Judge ( Senior Division ) presently posted as Additional Chief Judicial 


18 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


Magistrate , Railway, Bhojpur at Ara are placed at the disposal of the State government 
in the Department of General Administration , Govt. of Bihar , Patna for his appointment 
as Registrar, Bihar Land Tribunal, Patna on deputation basis for a maximum period of 


three years . 


By order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


27 फरवरी 2019 
सं 0 59 नि 0: -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) ( अधिनियम 2, 1974 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के 
लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती 
संख्या 

पदस्थापित हैं 


क्रम 


हैं 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


हाजीपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


2 . 


महुआ अनुमण्डल क्षेत्र 


3 . 


महनार अनुमण्डल क्षेत्र 


4 . 


हाजीपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


5 . 


श्री 


रविन्द्र , 


महुआ अनुमण्डल क्षेत्र 


6 . 


महनार अनुमण्डल क्षेत्र 


श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, 
अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर । 
श्री ऋषि पाण्डेय, भा 0 प्र 0 से 0, 
अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ । 
श्री मनोज रजक , 
अनुमंडल पदाधिकारी, महनार । 
श्री मनोज कुमार, 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, हाजीपुर । 

कुमार 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, महुआ । 
श्री राम बाबू बैठा , 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, महनार । 
श्री वीरेन्द्र कुमार, 
वरीय उप समाहर्ता, वैशाली, हाजीपुर । 
श्रीमति रेणु कुमारी, 
वरीय उप समाहर्ता, वैशाली, हाजीपुर | 
श्रीमति सईदा खातुन , 
वरीय उप समाहर्ता, वैशाली, हाजीपुर । 
श्रीमति कुमारी नीरा वर्मा, 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, हाजीपुर । 
श्रीमति प्रतिमा कुमारी, 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , महुआ । 
श्रीमति कुमारी प्रतिमा गुप्ता, 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, महनार । 


7 . 


हाजीपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


8 . 


हाजीपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


9 . 


हाजीपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


10 . 


हाजीपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


11. 


महुआ अनुमण्डल क्षेत्र 


12. 


महनार अनुमण्डल क्षेत्र 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 


FER THC , 3 31415 2019 


19 


1 


The 27th February 2019 
No. 59 A : --- In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub 
Section ( 1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the 
executive Officers named in column no . 2 of the table given below are appointed as 
Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of 
notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no . 
3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT , 
1981, which they can competently try under the Code of Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial 
Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT , 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which 
they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
SI. No. Name of Officer with designation and Jurisdiction for which 
place of posting 

Powers are vested 
2 

3 
1 . Sri Sandip Shekhar Priyadarshi, 

Hajipur 
S.D.O., Hajipur 

Sub division 
2 . Sri Rishi Pandey , ( 1.A.S.) 

Mahua 
S.D.O., Mahua 

Sub division 
SriManoj Rajak , 

Mahnar 
S.D.O., Mahnar 

Sub division 
4 . Sri ManojKumar, 

Hajipur 
D.C.L.R., Hajipur 

Sub division 
Sri Kumar Ravindra , 

Mahua 
D.C.L.R., Mahua 

Sub division 
Sri Ram Babu Baitha , 

Mahnar 
D.C.L.R., Mahnar 

Sub division 
7 . Sri Virendra Kumar , 

Hajipur 
Senior Deputy Collector , Vaishali, Hajipur 

Sub division 
Smt. Renu Kumari, 

Hajipur 
Senior Deputy Collector, Vaishali, Hajipur 

Sub division 
Smt. Saida Khatoon , 

Hajipur 
Senior Deputy Collector, Vaishali, Hajipur 

Sub division 
10 . Smt. Kumari Neera Verma, 

Hajipur 
Executive Magistrate , Hajipur 

Sub division 
11. Smt. Pratima Kumari , 

Mahua 
Executive Magistrate , Mahua 

Sub division 
12 . Smt. Kumari Pratima Gupta , 

Mahnar 
Executive Magistrate , Mahnar 

Sub division 
By order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


3 . 


5 . 

6 . 


8 . 


g . 


27 a 2019 
FO 60 O: --GUE UHYT vijedi, 1973 T ETT 13 7 BYETT (1) (BELUH 2, 1974) GTI UGOSTITUT 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 


20 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के 
लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं 
संख्या 

पदस्थापित हैं 


1 . 


2 . 


3. 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


। 


श्री कुमार विवेकानन्द , 

कटिहार 
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार | 

क्षेत्र 

अनुमण्डल 
श्री विपिन कुमार यादव , 

कटिहार 
वरीय उप समाहर्ता, कटिहार । 

क्षेत्र 

अनुमण्डल 
श्री अखिलेश कुमार , 

कटिहार 
वरीय उप समाहर्ता, कटिहार | 

क्षेत्र 

अनुमण्डल 
श्री नीरज कुमार , 

कटिहार 
अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार । 

क्षेत्र 

अनुमण्डल 
श्री राजीव कुमार, 

कटिहार 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, कटिहार । 

क्षेत्र 

अनुमण्डल 
श्री पवन कुमार मण्डल , 
अनुमण्डल पदाधिकारी, बारसोई । 

बारसोई अनुमण्डल क्षेत्र 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 27th February 2019 
No. 60 A: ---In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub 
Section ( 1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the 
executive Officers named in column no . 2 of the table given below are appointed as 
Special JudicialMagistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of 
notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no . 
3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT , 
1981, which they can competently try under the Code of Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial 
Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which 
they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
SI. No. Name of Officer with designation Jurisdiction for which Powers 
and place of posting 

are vested 
1 2 

3 
1 . Sri Kumar Vivekanand , 

Katihar 
District Panchayati Raj Officer, Katihar 

Sub division 
2 . Sri Vipin Kumar Yadav , 

Katihar 
Senior Deputy Collector , Katihar 

Sub division 
Sri Akilesh Kumar , 

Katihar 
Senior Deputy Collector,, Katihar 

Sub division 
4 . Sri Niraj Kumar, 

Katihar 
S.D.O., Katihar 

Sub division 


3 . 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


21 


5 . 


Sri Rajiv Kumar , 
D.C.L.R., Katihar 
Sri Pawan Kumar Mandal, 
S.D.O., Barsoi . 


6 . 


Katihar 
Sub division 

Barsoi, 

Sub division 
By order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


" 


27 फरवरी 2019 
सं 0 61 नि 0: -- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) ( अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के 
लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की 
संख्या 

जाती हैं 


क्रम 


1 . 


2 . 


3. 


1 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


2 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


3 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


4 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


5 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


6 . 


फुलपरास अनुमण्डल क्षेत्र 


7 . 


श्री दुर्गानन्द झा , 
अपर समाहर्ता, मधुबनी । 
श्री अजय कुमार सिंह , 
उप विकास आयुक्त, मधुबनी । 
श्री सुजीत कुमार, 
जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी । 
श्री डॉ ० राजेश्वर प्रसाद , 
वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 
श्री अशोक 

कुमार 

त्रिपाठी, 
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी । 
श्री सुनील कुमार, 
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, 
फुलपरास । 
श्री सोमेश्वर प्रसाद , 
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधुबनी । 
श्री विनोद कुमार, 
जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी । 
श्री विजय कुमार , 
जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी । 
श्री संजय कुमार दास, 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहिका , मधुबनी । 
श्री महेश्वर पण्डित , 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, पण्डौल, मधुबनी । 
श्री आशुतोष कुमार, 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी । 
श्री तेज प्रताप त्यागी, 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा , झंझारपुर । 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


8 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


9 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


10 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


11 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


12. 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


13. 


झंझारपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


22 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


14. 


श्रीमति चन्द्रकान्ता, 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, जयनगर । 


जयनगर अनुमण्डल क्षेत्र 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


जयनगर अनुमण्डल क्षेत्र 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


बेनीपट्टी अनुमण्डल क्षेत्र 


बेनीपट्टी 

अनुमण्डल 


क्षेत्र 


झंझारपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


झंझारपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


23. 


झंझारपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


फुलपरास अनुमण्डल क्षेत्र 


फुलपरास अनुमण्डल क्षेत्र 


15. श्री रतन कुमार दास, 

प्रखंड विकास पदाधिकारी, खजौली, मधुबनी । 
16. 

श्री प्रकाश कुमार, 

प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही, मधुबनी । 
17. 

श्री नवल किशोल ठाकुर , 

प्रखंड विकास पदाधिकारी, लदनियाँ, जयनगर | 
18. 

श्री किशोर कुमार, 

प्रखंड विकास पदाधिकारी , कलुआही, मधुबनी । 
19. 

श्री मनोज कुमार, 

प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेनीपट्टी । 
20 . 

श्री मार्कण्डेय राय , 

प्रखंड विकास पदाधिकारी , हरलाखी, बेनीपट्टी । 
21 . मो 0 मुश्ताक अहमद , 

प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर, झंझारपुर | 
22. 

श्री राजेश्वर राम , 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी, झंझारपुर | 
श्री अमित कुमार अमन, 

प्रखंड विकास पदाधिकारी, झंझारपुर | 
24. 

श्री अशोक प्रसाद , 

प्रखंड विकास पदाधिकारी , फुलपरास । 
25. श्री सुजीत कुमार राउत , 

प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुटौना, फुलपरास । 
26. 

श्री कलानन्द लाल दास, 

प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा , फुलपरास । 
27 . 

श्री धन्नजय कुमार, 

प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौकही, फुलपरास । 
28. 

श्री संजीव रंजन, 

अंचल अधिकारी, रहिका, मधुबनी । 
29. श्री अरूण कुमार दास , 

अंचल अधिकारी, खुटौना, फुलपरास । 
30 . 

श्री रमण कुमार , 

अंचल अधिकारी, घोघरडीहा, फुलपरास । 
31 . 

श्री शुभेन्द्र कुमार झा , 

अंचल अधिकारी, राजनगर , मधुबनी । 
32. 

श्री सतीश कुमार, 

अंचल अधिकारी, बाबूबरही, मधुबनी । 
33. 

श्री सुधीर कुमार, 

अंचल अधिकारी , मधवापुर, बेनीपट्टी। 
34. श्री पुरेन्द्र कुमार सिंह, 

अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी। 
35 . 

श्री प्रभात कुमार, 

अंचल अधिकारी, विस्फी, बेनीपट्टी । 
36. श्री शशिभूषण प्रसाद , 

अंचल अधिकारी, हरलाखी, बेनीपट्टी । 


फुलपरास अनुमण्डल क्षेत्र 


फुलपरास अनुमण्डल क्षेत्र 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


फुलपरास अनुमण्डल क्षेत्र 


फुलपरास अनुमण्डल क्षेत्र 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


बेनीपट्टी अनुमण्डल 

क्षेत्र 


बेनीपट्टी अनुमण्डल 


क्षेत्र 


बेनीपट्टी अनुमण्डल 


क्षेत्र 


बेनीपट्टी अनुमण्डल क्षेत्र 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


23 


37 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


38. 


जयनगर अनुमण्डल क्षेत्र 


39. 


जयनगर अनुमण्डल क्षेत्र 


40 . 


फुलपरास अनुमण्डल क्षेत्र 


41. 


झंझारपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


42. 


झंझारपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


43. 


झंझारपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


44. 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


45. 


जयनगर अनुमण्डल क्षेत्र 


46. 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


47 . 


श्री पंकज कुमार, 
अंचल अधिकारी, पण्डौल, मधुबनी । 
श्री संतोष कुमार, 
अंचल अधिकारी, जयनगर । 
श्री सुमन सहाय, 
अंचल अधिकारी, बासोपट्टी, जयनगर । 
श्री त्रिपुरारी शरण श्रीवास्तव , 
अंचल अधिकारी, लौकही, फुलपरास | 
श्री अशोक कुमार सिन्हा, 
अंचल अधिकारी, मधेपुर , झंझारपुर । 
श्री रोहित कुमार , 
अंचल अधिकारी, लखनौर, झंझारपुर । 
श्री विष्णुदेव सिंह, 
अंचल अधिकारी, अंधराठाढ़ी, झंझारपुर । 
श्रीमति मंजू कुमारी, 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 
राजनगर, मधुबनी । 
सारिका कुमारी , 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जयनगर | 
श्रीमति शशिप्रभा अग्रवाल, 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 
पण्डौल, मधुबनी । 
श्रीमति ज्योति सिन्हा, 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 
लदनियाँ, जयनगर । 
श्रीमति रश्मि कुमारी, 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 
बासोपट्टी, जयनगर । 
श्रीमति प्रीति कुमारी, 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी , 
बिस्फी, बेनीपट्टी। 
श्रीमति सुशीला कुमारी, 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेनीपट्टी । 
श्रीमति कुमारी रेखा, 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झंझारपुर । 
जीनत कौशर , 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 
लखनौर , झंझारपुर । 
सुनीत कुमारी, 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 
मधेपुर, झंझारपुर । 
श्रीमति उषा कुमारी, 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 
घोघरडीहा, फुलपरास । 
श्रीमति विभा पाठक , 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खुटौना, फुलपरास । 


जयनगर अनुमण्डल क्षेत्र 


48. 


जयनगर अनुमण्डल क्षेत्र 


49 . 


बेनीपट्टी अनुमण्डल क्षेत्र 


50 . 


बेनीपट्टी अनुमण्डल क्षेत्र 


51. 


झंझारपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


52. 


झंझारपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


53. 


झंझारपुर अनुमण्डल क्षेत्र 


54. 


फुलपरास अनुमण्डल क्षेत्र 


55. 


फुलपरास अनुमण्डल क्षेत्र 


24 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


56 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


57 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


58. 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


59. 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


60 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


61. 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


62. 


श्री सनोज 

कुमार , 
प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, रहिका , 
मधुबनी । 
श्री 

कुमार मित्र, 
कनीय अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल , 
मधुबनी । 
श्री रामाधार पासवान , 
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 
सहायक निबंधक सह0 स0 कार्यालय, मधुबनी । 
श्री राधेश्याम निराला, 
अंकेक्षक , जिला अंकेक्षण कार्यालय , मधुबनी । 
श्री संतोष कुमार यादव , 
कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल, सदर मधुबनी । 
श्री मनोज कुमार दास , 
कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि 0 सं0 कार्य प्र 0, मधुबनी । 
श्री अर्जुन पंडित , 
उद्योग विस्तार पदाधिकारी , 
जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी । 
श्री तेज प्रताप पटेल, 
कनीय अभियंता, लधु सिंचाई प्रमण्डल, 
मधुबनी । 
श्री कौशल किशोर, 
कार्यक्रम पदाधिकारी , मनरेगा, 
रहिका, मधुबनी । 
श्री अजय कुमार , 
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी , 
सहा० नि 0 सहयोग सं०, मधुबनी । 
श्री मोती पासवान , 
कनीय अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल , मधुबनी । 
श्री मनोज कुमार राय , 
अंकेक्षक , जिला अंकेक्षण कार्यालय, मधुबनी । 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


63. 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


64. 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


65. 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


66 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


67. 


सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 


68. 


श्री रंजन कुमार , 


69. 


70 . 


कनीय अभियंता, लधु सिंचाई प्रमण्डल , मधुबनी । 

सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 
श्री अजय कुमार झा अजय, 
प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, रहिका, 

सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 
मधुबनी । 
श्री विमल कुमार विमल , 
कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र, अभि 0 स 0 कार्य, मधुबनी । 

सदर मधुबनी अनुमण्डल क्षेत्र 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 27th February 2019 
No. 61 A :--- In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub 
Section ( 1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 ( Act 2 of 1974 ) the 
executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as 
Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of 
notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no . 
3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 
1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 


, 


PER THC, 3371 2019 


25 


3 . 


These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial 
Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT , 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which 
they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
SI. Name of Officer with designation and 

Jurisdiction for which 
No. place of posting 

Powers are vested 
1 2 

3 
1 . Sri Durganand Jha, 

Sadar Madhubani 
Additional Collector , Madhubani 

Sub Division 
2 . Sri Ajay Kumar Singh , 

SadarMadhubani 
D.D.C., Madhubani 

Sub Division 
Sri Sujit Kumar, 

Sadar Madhubani 
D.T.O., Madhubani 

Sub Division 
4 . Sri Dr. Rajeshwar Prasad, 

Sadar Madhubani 
Senior Deputy Collector, Madhubani 

Sub Division 
5 . Sri Ashok Kumar Tripathi, 

SadarMadhubani 
District Supply Officer, Madhubani 

Sub Division 
6 . Sri Sunil Kumar, 

Phulparas 
Sub divisional Public Grievance Redressal 

Sub Division 
Officer, Phulparas 
7 . Sri Someshwar Prasad , 

Sadar Madhubani 
District Statistal Officer, Madhubani 

Sub Division 
8 . Sri Vinod Kumar, 

SadarMadhubani 
District Cooperative Officer ,Madhubani 

Sub Division 
9 . Sri Vijay Kumar, 

Sadar Madhubani 
Senior Dairy Development 

Officer , 

Sub division 
Madhubani 
10 . Sri Sanjay Kumar Das , 

Sadar Madhubani 
B.D.O., Rahika , Madhubani 

Sub Division 
11 . Sri Maheshwar Pandit, 

Sadar Madhubani 
B.D.O., Pandaul, Madhubani 

Sub Division 
12 . Sri Ashutosh Kumar, 

SadarMadhubani 
B.D.O., Rajnagar, Madhubani 

Sub Division 
13 . Sri Tej Pratap Teyagi , 

Jhanjharpur 
B.D.O., Madhepur, Jhanjharpur 

Sub Division 
14 . Smt. Chandrakanta , 

Jainagar 
B.D.O., Jainagar 

Sub Division 
15 . Sri Ratan Kumar Das , 

Sadar Madhubani 
B.D.O., Khajauli, Madhubani 

Sub Division 
16 . Sri Prakash Kumar , 

Sadar Madhubani 
B.D.O., Babubarhi, Madhubani 

Sub Division 
Sri Nawal Kishore Thakur , 

Jainagar 
B.D.O., Ladania , Jainagar 

Sub Division 
18 . Sri Kishore Kumar, 

Sadar Madhubani 
B.D.O., Kaluahi, Madhubani 

Sub Division 


17 . 


26 


AT EE, 3 31419 2019 


19 . 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


24 . 


25 . 


26 . 


27 . 


28 . 


29 . 


30 . 


Sri Manoj Kumar , 
B.D.O., Benipatti 
Sri Markenta Roy , 
B.D.O., Harlakhi, Benipatti 
Md .Mustaque Ahmad , 
B.D.O., Lakhnaur , Jhanjharpur 
Sri Rajeshwar Ram , 
B.D.O., Andhrathadi, Jhanjharpur 
Sri Amit Kumar Aman , 
B.D.O., Jhanjharpur 
Sri Ashok Prasad , 
B.D.O., Phulparas 
Sri Sujit Kumar Raut, 
B.D.O., Khutauna, Phulparas 
Sri Kalanand Das , 
B.D.O., Ghoghordiha , Phulparas 
Sri Dhananjay Kumar, 
B.D.O., Laukahi, Phulparas 
Sri Sanjeev Ranjan , 
C.O., Rahika, Madhubani 
Sri Arun Kumar Das , 
C.O., Khutauna , Phulparas 
Sri Raman Kumar , 
C.O., Ghoghordiha, Phulparas 
Sri Suvendra Kumar Jha , 
C.O., Rajnagar, Madhubani 
Sri Satish Kumar , 
C.O., Babubarhi, Madhubani 
Sri Sudhir Kumar , 
C.O.,Madhwapur , Benipatti 
Sri Purendra Kumar Singh , 
C.O., Benipatti 
Sri Prabhat Kumar, 
C.O., Bisfi, Benipatti 
Sri Shashi Bhusan Prasad , 
C.O., Harlakhi, Benipatti 
Sri Pankaj Kumar , 
C.O.,Pandaul, Madhubani 
Sri Santosh Kumar, 
C.O., Jainagar 
Sri Suman Sahay, 
C.O., Basopatti, Jainagar 
Sri Tripurari Saran Srivastava , 
C.O., Laukahi, Phulparas 
Sri Ashok Kumar Sinha , 
C.O., Madhepur, Jhanjharpur 
Sri Rohit Kumar, 
C.O., Lakhnaur, Jhanjharpur 


Benipatti 
Sub Division 

Benipatti 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 

Phulparas 
Sub Division 

Phulparas 
Sub Division 

Phulparas 
Sub Division 

Phulparas 
Sub Division 
SadarMadhubani 

Sub Division 

Phulparas 
Sub Division 

Phulparas 

Sub Division 
Sadar Madhubani 

Sub Division 
Sadar Madhubani 
Sub Division 

Benipatti 
Sub Division 

Benipatti 
Sub Division 

Benipatti 
Sub Division 

Benipatti 
Sub Division 
Sadar Madhubani 
Sub Division 

Jainagar 
Sub Division 

Jainagar 
Sub Division 

Phulparas 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 


31. 


32 . 


33 . 


34 . 


35 . 


36 . 


37 . 


38 . 


39 . 


40 . 


41. 


42 . 


PER TE, 3 37 2019 


27 


43 . 


44 . 


45 . 


46 . 


47 . 


48 . 


49 . 


50 . 


Jhanjharpur 

Sub Division 
Sadar Madhubani 
Sub Division 

Jainagar 
Sub Division 
Sadar Madhubani 
Sub Division 

Jainagar 
Sub Division 

Jainagar 
Sub Division 

Benipatti 
Sub Division 

Benipatti 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 

Phulparas 
Sub Division 

Phulparas 

Sub Division 
Sadar Madhubani 

Sub Division 
Sadar Madhubani 

Sub Division 


51. 


52. 


53. 


Sri Bishnuadev Singh , 
C.O., Andhrathadi, Jhanjharpur 
Smt.Manju Kumari, 
C.D.P.O., Rajnagar, Madhubani 
Sarika Kumari, 
C.D.P.O., Jainagar 
Smt. Shashiprabha Agrawal, 
C.D.P.O., Pandaul, Madhubani 
Smt. Jyoti Sinha , 
C.D.P.O., Ladania , Jainagar 
Smt. Rashim Kumari, 
C.D.P.O., Basopatti , Jainagar 
Smt. Priti Kumari, 
C.D.P.O., Bisfi , Benipatti 
Smt. Shushila Kumari, 
C.D.P.O., Benipatti 
Smt. Kumari Rekha , 
C.D.P.O., Jhanjharpur 
Jinat Kausar , 
C.D.P.O., Lakhnaur, Jhanjharpur 
Sunita Kumari, 
C.D.P.O., Madhepur, Jhanjharpur 
Smt. Usha Kumari, 
C.D.P.O., Ghoghordiha, Phulparas 
SmtVibha Pathak , 
C.D.P.O., Khutauna , Phulparas 
Sri Sanoj Kumar, 
Block Statistical Officer , Rahika , Madhubani 
Sri Kumar Mitra , 
Junior Engineer, Minor Irrigation Department, 
Madhubani 
Sri Ramadhar Paswan , 
Co -operative Extension Officer, Assistant 
Registrar, Madhubani 
Sri Radheyshyam Nirala , 
Auditor , District Auditor office , Madhubani 
Sri Santosh Kumar Yadav , 
Junior Engineer, Road Division , Madhubani 
SriManojKumar Das, 
Junior Engineer, Local Area , Engineering 
Division , Madhubani 
Sri Arjun Pandit , 
Industrial Extension Department, District 
Industrial Center , Madhubani 
Sri Tej Pratal Patel, 
Junior Engineer , Minor Irrigation Department, 
Madhubani 


54 . 


55 . 


56 . 


57 . 


58 . 


SadarMadhubani 

Sub Division 


59. 


60 . 


Sadar Madhubani 

Sub Division 
Sadar Madhubani 

Sub Division 
Sadar Madhubani 

Sub Division 


61. 


62 . 


Sadar Madhubani 

Sub Division 


63 . 


Sadar Madhubani 

Sub Division 


28 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


64 . 


65 . 


66 . 


67 . 


Sri KausalKishore , 

Sadar Madhubani 
Programme Officer, MANREGA , Rahika , 

Sub Division 
Madhubani 
Sri Ajay Kumar, 

Sadar Madhubani 
Cooperative Extension Officer, Assistant 

Sub Division 
Registrar,Madhubani 
Sri Moti Paswan , 

Sadar Madhubani 
Junior Engineer, West Koshi Cannel 

Sub Division 
Division , Madhubani 
Sri ManojKumar Rai, 

Sadar Madhubani 
Auditor , District Auditor Officer, Madhubani 

Sub Division 
Sri Ranjan Kumar, 

SadarMadhubani 
Junior Engineer , Minor Irrigation Division , 

Sub Division 
Madhubani 
Sri Ajay Kumar Jha Ajay , 

Sadar Madhubani 
Block Agriculture Officer, Rahika , Madhubani 

Sub Division 
Sri Vimal Kumar Vimal, 

Sadar Madhubani 
Junior Engineer, Local Area , Engineering 

Sub Division 
Division , Madhubani 

By order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


68 . 


69. 


70 . 


, 


मंत्रिमंडल सचिवालय ( राजभाषा) विभाग 


अधिसूचनाएं 

20 फरवरी 2019 
सं० स्था o 1-66 / 86 ( खण्ड) 208 / रा० — बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में श्री अनिल कुमार 
लाल , राजभाषा पदाधिकारी ( वेतन बैंड- II , 9300-34800, ग्रेड पे -4800 , पे लेवल -8) को अधिसूचना निर्गम की तिथि से 
उपनिदेशक, राजभाषा ( वेतन बैंड- II, 9300-34800, ग्रेड पे -5400, पे लेवल -9) के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है तथा 
राजभाषा मुख्यालय में पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
इम्तियाज अहमद करीमी, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक । 


। 


18 जनवरी 2019 
सं 0 स्था0-1-59 / 90–69 / रा0 - दिनांक 31.12.18 को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में 
श्री प्रमोद कुँवर, वरीय राजभाषा सहायक (वेतनमान पी 0बी0-2 ग्रेड पे -4600) को दिनांक 09.09.2016 से उनके लिए सुरक्षित 
राजभाषा पदाधिकारी (वेतनमान पी 0 बी -2 ग्रेड पे -4800) के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 
2. प्रस्ताव में मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
इम्तियाज अहमद करीमी, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक । 


पर्यटन विभाग 


अधिसूचना 

18 मार्च 2019 
सं ० पर्य० वि ०( स्था ०)-87 / 2005–629 / प ० वि ० -- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संयुक्त सचिव श्री 
आनन्द शर्मा को अपीलीय प्राधिकार, पर्यटन विभाग , सहायक निदेशक श्री जीवन प्रकाश पाण्डेय को लोक सूचना पदाधिकारी 
एवं पर्यटक सूचना अधिकारी श्री राजकिशोर प्रसाद को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है । 
इस प्रसंग में पूर्व के निर्गत आदेश को विलोपित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


बिहार गजट , 3 अप्रील 2019 


29 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

20 मार्च 2019 
सं 0 05 / स्था 0 ( DTO) -30/2013 ( खण्ड -1 ) / 2190 -- जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 
श्री अरूण कुमार सिंह, अपर समाहर्ता- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर को अगले आदेश तक अपने 
कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी , भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 

2. मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम , 1994 की धारा -3 
का प्रयोग करते हुए श्री सिंह को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने 
की तिथि से प्रदान की जाती है । 
3. प्रस्ताव में 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार , पटना की सहमति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शैलेन्द्र नाथ, उप – सचिव । 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा ) 


आदेश 

18 मार्च 2019 
सं ० एल / एच ० जी०-14-27 / 2018-3098 / सी ० – श्री अशोक कुमार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 
गोपालगंज के दिनांक 31.12.2017 के अपराह्न में सेवानिवृति के फलस्वरूप वित्त विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक -1829 वि ० 
( 2), दिनांक 07.04.2005 के आलोक में वित्त ( वै ० दा ० नि ० को ०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक -949(23), दिनांक 03.10.2018 
द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 300 ( तीन सौ ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि 
के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 


आदेश से , 


विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 2-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette .bih.nic.in 


